रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


SAMS 
Gिan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 26 , 2019 / वैशाख 6 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26 , 2019 / VAISAKHA 6 , 1941 


सं . 1470 ] 
No. 1470 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 25 अप्रैल , 2019 


का . आ . 1654 ( अ). जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर ), पुदुच्चेरी अधिनियम , 2008 
की धारा 5 और धारा 7( 1 ) और जिपमेर , पदच्चेरी नियम , 2008 की धारा 3( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केंद्र सरकार 
एतद्द्वारा डॉ . वी . एम . कटोच , पूर्व सचिव , स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को जिपमेर 
अधिनियम , 2008 की धारा 5 ( 1)(i) के तहत जिपमेर के संस्थान निकाय के सदस्य और जिपमेर , पुदुच्चेरी के अध्यक्ष के रूप में नामित 
करती है । 


[ फा . सं. जैड . 16013/ 52/ 2018- आईएनआई .II ] 


अरुण सिंघल , अपर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th April , 2019 
S .O . 1654( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 7 ( 1) of the Jawaharlal Institute of 
Post - Graduate Medical Education and Research (JIPMER ), Puducherry Act, 2008 and Section 3 ( 1) of JIPMER , 
Puducherry Rules, 2008, the Central Government hereby nominates Dr. V . M . Katoch , Former Secretary, Department of 
Health Research & Director General, Indian Council of Medical Research as Member of Institute Body of JIPMER 
under Section 5 ( 1 ) (i) of JIPMER , Puducherry Act, 2008 and the President of the JIPMER , Puducherry . 

[ F. No. Z .16013/52/ 2018-INI .II ] 

ARUN SINGHAL , Addl. Secy. 
2271 GI/ 2019 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2019.04.26 
19: 40 :10 + 05 30 


